रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L -33004/ 99 


- 


Nut 


मत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


• असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 11 - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (ii ) 
PART 11 — Section 3 — Sub - section ( ii ) . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


सं . 841 ] 
No . 841 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 26 , 2000 / पौष 5 , 1922 
NEW DELHI , TUESDAY , DECEMBER 26 , 2000 /PAUSA 5 , 1922 


%3 


- 


3 


- a 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 26 दिसम्बर, 2000 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( निक्षेपागार और 

सहभागी ) ( संशोधन ) विनियम , 2000 
का . आ . 1160 ( अ ). - बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 30 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति 

और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी ) विनियम, 1996 का 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है : -- 

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
( निक्षेपागार और सहभागी ) ( संशोधन ) विनियम , 2000 कहा जा 
सकेगा। 

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृस होंगे । 

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( निक्षेपागार और 
सहभागी ) विनियम, 1996 ( इसमें इसके पश्चात् विनियमों के रूप 
में निर्दिष्ट ) में - 
( क ) विनियम 2 में , उप- विनियम ( 1 ) में , खण्ड ( छ ) में , 
निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 

" स्पष्टीकरण : कोई व्यक्ति जो अकेले या अन्यों 
के साथ कार्य करते हुए प्रायोजक के रूप में निक्षेपागार 
की शेयर पूंजी का 51 % से अन्यून धारण करता है 
और इन विनियमों के अधीन बाध्यता का पालन 
करने का वचन देता है इन विनियमों के प्रयोजन के 
लिए प्रायोजक समझा जायेगा। " 
[ फा . सं . भाप्रविबो/ विधि / 20349/ 2000 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 
3484 GI/ 2000 


पाद टिप्पण : 
1. भाप्रविबो (निक्षेपागर और सहभागी ) विनियम, 1996, मूल 

विनियम, सं . का. आ . 345 ( अ ), दिनांक 16 मई, 1996 को 

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । 
2. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी ) विनियम, 1996 

तत्पश्चात् 
( क ) 7 फरवरी, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और 

सहभागी ) ( संशोधन ) विनियम, 1997 , सं. का . आ . 

91 ( अ ), द्वारा 
( ख ) 5 सितम्बर, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और 

सहभागी ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 1997 , सं. का . आ . 

640( अ ), द्वारा 
( ग ) 5 जनवरी , 1998 को भाप्रविबो ( निक्षेपागार और 

सहभागी ) ( संशोधन ) विनियम , 1998, सं . का . आ . 

18 ( अ ), द्वारा 
( घ ) 21 जनवरी, 1998 को भाप्रविषो (निक्षेपागार और 

सहभागी ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 1998, सं. का. आ . 

76 ( अ ), द्वारा 
( ङ ) 20 मई, 1999 को भाप्रविषो (निक्षेपागार और सहभागी ) 

( संशोधन ) विनियम , 1999, सं. का. आ . 357 ( अ ), 

द्वारा 
( च ) 7 जुलाई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी ) 

( दूसरा संशोधन ) विनियम , 1999 , सं . का . आ . 

546 ( अ ), द्वारा 
( छ ) 21 सितम्बर , 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और 

सहभागी ) ( तीसरा संशोधन ) विनियम, 1999 , सं . 

का. आ . 775 ( अ ), द्वारा 
संशोधित हुआ था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1] — SEC . 3 ( ii ) 


- 


- 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD 

OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 26th December, 2000 
Securities and Exchange Board of India 
(Depositories and Participants) (Amendment) 

Regulations, 2000 . 
S .O . 1160 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section 30 of thc Securities and 
Exchange Board of India Act, 1992, ( 15 of 1992 ), the 
Board hereby makes the following regulations to amend 
the Securities and Exchange Board of India (Depositories 
and Participants) Regulations, 1966 : 


1. These regulations may be called the Securities 
and Exchange Board of India (Depositories and 
Participants) (Amendment) Regulations, 2000 . 


Footnote : 
1. SEBI (Depositories and Participants ) 

Regulations, 1996 , the principal regulation , was 
published in the Gazette of India on May 16 , 
1996 , vide No . S. O . 345 (E ). 
SEBI (Depositories and Participants ) . 
Regulations, 1996 were subsequently amended 
(a) on February 7, 1997 by SEBI (Depositories 

and Participants) ( Amendment ) 
. : Regulations, 1997 vide No. S.O . 91(E ). 
(b ) on September 5 , 1997 by SEBI 

(Depositories and Participants ) (Second 
Amendment) Regulations, 1997 vide No . 

S .O . 640 (E ). 
(c) on January 5 , 1998 by SEBI (Depositories 

and Participants ) ( Amendment ) 
Regulations, 1998 yide No . $.O . 18 (E ). 
on January 21, 1998 by SEBI (Depositories 
and Participants) ( Second Amendment) 
Regulations, 1998 on May 20 , 1999 by 
SEBI (Depositories and Participants ) 
( Amendment) Regulations, 1999 vide No . 
S .O . 76 (E ). 
on May 20 , 1999 by SEBI (Depositories 
and Participants ) (Amendment ) 

Regulations, 1999 vide No . S .O . 357(E ). 
(f) on July 7 , 1999 by SEBI (Depositories and 

Participants) (Second Amendment) 
Regulations, 1999 vide No. $ .O . 546 (E ). 
on September 21, 1999 by SEBI 
(Depositories and Participants) ( Third 
Amendment) Regulations , 1999 vide 
No . S .O . 775 (E ). 


2. They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 


3 . In the Securities and Exchange Board of India 
(Depositories and Participants ) Regulations, 1996 
(hereinafter referred to as the regulations ) 


(a ) 


( e ) 


in regulation 2 , in sub -regulation ( 1 ), in clause 
(g ), the following shall be inserted namely - 


" Explanation : Any person who acting alone or in 
combination with others holds not less than 51 % of the 
share capital of the depository as a sponsor and undertakes 
to perform the obligation under these regulations shall be 
deemed to be a sponsor for the purpose of these 
regulations." 


F. No. SEBI/LE /20349/ 20001 

D . R . MEHTA , Chairman 


- - 


- - 


- 


Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Dolhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


